निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण 1935 ( श0 ) 
पटना , सोमवार , 5 अगस्त 2013 


( सं० पटना 620 ) 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

28 मई 2013 
सं0 374 — बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी, बारी पथ, बाकरगंज , पटना पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक 
सार्वजनिक धार्मिक न्यास है , जिसकी निबंधन संख्या - 935 है । इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं 
बेहतर प्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 550, दिनांक 29 .05.2008 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 
1950 की धारा - 32 के तहत एक न्यास समिति 05 वर्षों के लिए गठित की गयी थी जिसकी कार्यावधि पूरी हो 
गयी है । 

____ अतः बिहार हिन्दू धार्मिक अधिनियम , 1950 की धारा 33 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्राप्त अधिकार, जो 
धार्मिक न्यास की उप - विधि सं0 43 ( ध ) के तहत अध्यक्ष को प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला 
मिश्रा ( अवकाश प्राप्त ) को इस न्यास का अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया जाता है । न्यासधारी ठाकुरबाड़ी में नियुक्त 
कर्मचारियों / अधिकारियों के सहयोग से कार्यो का निष्पादन करेंगी और बाद में न्यास समिति का गठन होने पर 
सदस्यों का भी सहयोग लेंगी । अभी जो न्यास - समिति का कार्यकाल चल रहा है उसका अवसान दिनांक 29.05. 2013 
को हो रहा है । चूंकि ठाकुरबाड़ी द्वारा संचालित विद्यालय को बन्द कर दिया गया है ; अतः विद्यालय से जुड़े स्टाफ के 
कार्यकाल का अवसान भी 29.05.2013 को माना जायेगा । शेष कर्मियों की निरन्तरता के बारे में न्यासधारी उनका 
कार्य एक महीने तक देखकर निर्णय लेंगी । 

भीखमदास ठाकुरबाड़ी की गणना अतीत में बिहार के प्रमुख ठाकुरबाड़ियों में की जाती थी और पटना उच्च 
न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री एस0 एन0 हुसैन साहेब ने मिस0 अपील नं0 - 205 / 2001 के आदेश में इसकी 
प्राचीन गरिमा को लौटाने का निर्देश भी दिया था ; किन्तु उसमें न्यास - समिति और हम सफल नहीं हुए; अतः इस 
धार्मिक न्यास की प्राचीन गरिमा को लौटाना इसका सर्वोपरिध्येय होना चाहिए । इसके लिए निम्नलिखित कार्यों का 
सम्पादन आवश्यक है : 

(1) जर्जर मंदिर - भवन को भव्य रूप देना । 
( 2 ) इस न्यास के पास ज्ञात एवं अज्ञात बहुत सारे भू - खण्ड हैं , उनका पता लगाकर उनपर अधिकार प्राप्त 

करना । 
( 3) कदमकुँआ श्री आसाराम बापू के कब्जे से निकले भू - खण्ड पर कोई धार्मिक या परोपकारी कार्य प्रारम्भ 

करना । 
( 4) इस भू - खण्ड का समग्र बकाया राजस्व शुल्क जमा करना और लाखों में बकाये होल्डिंग टैक्स का 

भुगतान करना और अतिशीघ्र इस भू - खण्ड का म्यूटेशन ( दाखिल - खारिज) ठाकुरबाड़ी के नाम कराना । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 अगस्त 2013 
( 5 ) ठाकुरबाड़ी में रामानन्द सम्प्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप पूजा - अर्चना सुनिश्चित करना । 
( 6 ) श्री राम कृष्ण दास बनाम विन्देश्वरी प्रसाद एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के 

आलोक में आलमगंज थाना के काजीबाग स्थित भू - खंड, वृन्दावन ( उत्तर प्रदेश) स्थित श्री ठाकुर 
वृन्दावन रसिक मुकुटमणि मन्दिर एवं राजगीर स्थित बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी पर न्यास का कब्जा 

दिलाना । 
( 7 ) परोपकारी संस्था के रूप में आयकर विभाग में इस न्यास का निबंधन कराना । 
( 8 ) ठाकुरबाड़ी में जो अयोग्य एवं अनावश्यक कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति बगैर विज्ञापन के पक्षपातपूर्ण 

कारणों से हुई है , उनकी समीक्षा कर उन पर उचित निर्णय लेना । 
( 9 ) न्यास के हित में जो उचित कार्रवाई हो , उसे वैधानिक तरीके से करना । 
( 10 ) न्यास – पर्षद या किसी संस्था / प्राधिकार को देय शुल्क हो तो इसकी समीक्षा कर उसका उचित 

भुगतान करना । 
____ चूंकि इस धार्मिक न्यास समिति का अवसान दिनांक 29.05.2013 को हो रहा है और उसी दिन सचिव का 
भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है; अतः उनका हाल में प्रेषित त्यागपत्र पृथक रूप से स्वीकृत नहीं किया जा रहा है । 
यद्यपि सचिव के विरूद्ध उनके कार्यकाल में अनेक पक्षपातपूर्ण एवं न्यास हित में विपरीत कार्य करने के आरोप हैं 
और उनसे स्पष्टीकरण भी माँगा गया था और उनका स्पष्टीकरण भी मिला है ; किन्तु उस पर कोई टिप्पणी नहीं की 
जा रही है । 

नवनियुक्त न्यासधारी इस न्यास की गरिमा को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास करेंगी, उसमें धार्मिक 
न्यास पर्षद का पूर्ण सहयोग उन्हें मिलेगा । 

आदेश से, 
किशोर कुणाल, 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 620- 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


